रजिस्ट्री सं . डी . एल.- 33004/99 

- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 5915 
No. 5915 


yeyjar 

P 


सत्यमेव जयते 

का 


8794 GI / 2022 


सी . जी . डी . एल . अ . 03012023-241637 
CG - DL - E - 03012023-241637 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II— खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3— Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


नई दिल्ली शुक्रवार दिसम्बर 30 , 2022 / पौष 9 , 1944 

NEW DELHI , FRIDAY , DECEMBER 30 , 2022 / PAUSHA 8 , 1944 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 29 दिसम्बर , 2022 


का . आ . 6158 ( अ ) . - केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2468 ( अ ) दिनांक 31 मई , 2022 , जो भारत के राजपत्र 
संख्या 2341 , दिनांक 31 मई , 2022 असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा तमिलनाडु 
राज्य के कृष्णागिरी जिले में कृष्णागिरी - कुप्पम मार्ग , राष्ट्रीय राजमार्ग 219 ( नया एनएच नंबर -42 ) के किमी . 11 / 0 
19/0 तक कैरिजवे को मजबूत करने के साथ ज्यामितिय सुधार करने , किमी . 12/2 से किमी . 18/2 तक छोटे पुल का 
चौड़ीकरण , नालियों का निर्माण , ब्रेस्ट वॉल का निर्माण , पुलिया का चौड़ीकरण व पुनर्निमाण तक के भूखण्ड पर निर्माण , 
अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने 
आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " 12 जुलाई 
2022 " को " दिनाकरन " और " द हिंदू " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


( 1 ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

2 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे 

दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 

तमिलनाडु राज्य के कृष्णागिरी जिले में कृष्णागिरी - कुप्पम मार्ग , राष्ट्रीय राजमार्ग 219 ( नया एनएच नंबर -42 ) के किमी . 
11 / 0-19 / 0 तक कैरिजवे को मजबूत करने के साथ ज्यामितिय सुधार करने , किमी . 12/2 से किमी . 18/2 तक छोटे पुल का 
चौड़ीकरण , नालियों का निर्माण , ब्रेस्ट वॉल का निर्माण , पुलिया का चौड़ीकरण व पुनर्निमाण तक के लिए अर्जन की जाने 
वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण | 

जिले का नाम : कृष्णागिरी 


राज्य का नाम : तमिलनाडु 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या 

संख्या 


1 


2 


13 


LO 


6 


1 


11 / 1A 


20/1 


20/2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


2 


तालुक का नाम : कृष्णागिरी 

गांव का नाम : चिन्नमत्तरापल्ली 


21/1 


21 / 2B 


22/1 


भूमि का प्रकार 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


3 


निजी 


भूमि की 

प्रकृति 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


4 


भूमि का 
क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 

5 


0.0045 


0.01 


0.0055 


0.0035 


0.0048 


0.0656 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


1. मुनिसामी नायडू पुत्र सुब्बैया नायडू 
2. वेंकटम्मल पत्नी कन्नप्पन 


( 11 / 1 ए 2 ) 

अम्मायिअम्मल पत्नी मुनिसामी नायडू 

( 20/1 ) 


अम्मायिअम्मल पत्नी मुनिसामी नायडू 
( 20 / 2 बी ) 


1. मुनिलक्ष्मी पत्नी गोविंदन 2 . 

राजम्मल पत्नी गोविंदन 3. मनोहरन 
पुत्र कोंडाचेट्टी 4. देवन पुत्र कोंडाचेट्टी 
( 21 / 1 बी ) 


वेंकटप्पन पुत्र अप्पन्नान 
( 21 / 2 बी 2 ) 


1. मुनिसामी पुत्र सुब्बैया नायडू 2 . 

पप्पन्नन पुत्र नारायणन 

( 22 / 1 बी ) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


7 


8 


19 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


22/2 


22/3 


268 


272/1 


272/2 


272/5 


272 / 6A 


272 / 6B 


272/8 


273/1 


निजी 


निजी 


सरकारी ( पाप्पिनैकन 

एरिकोडी ) 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


| निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


निजी 


ड्राई 


ड्राई 


पोरम्बोक 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


0.0185 


0.0003 


0.0011 


0.0295 


0.0085 


0.0615 


0.0178 


0.0157 


0.0054 


0.0008 


1. मुनिसामी पुत्र सुब्बैया नायडू 2 . 

पप्पन्नन पुत्र नारायणन 

( 22 / 2 बी ) 


1. मुनिसामी पुत्र सुब्बैया नायडू 2 . 

पप्पन्नन पुत्र नारायणन 

( 22 / 3 बी ) 


तमिलनाडु सरकार 

( 268/2 ) 


1. दुरईसामी पुत्र थेरागाउंडर 2. समुदी 
पुत्र थेरागाउंडर 3. सिद्ध गौंडर पुत्र 
थेरागाउंडर 4. समुदी गौडू पुत्र 
वरधप्पा गौडू 5. वीरबधिरन पुत्र 
वरथप्पा गौडू 6. सिथैयन पुत्र । 
वरथप्पा गौडू 7. सीतागौड़ू पुत्र 


थोडाथिगोड्डु 8. चिनप्पा गौंडर पुत्र 
किलोरिगोंडर 9. दुरईसामीगाउंडर पुत्र 
समुदियप्पन 

( 272 / 1 बी ) 


3 


1. दुरईसामी पुत्र थेरागाउंडर 2. समुदी 
| पुत्र 3. सिद्धनागाउंडर पुत्र चोरगाउंडर 
( 272 / 2 बी ) 


1. समुदी गौडू पुत्र वरथप्पा गौडू 2 . 
माइनर वी . सेंथिलकुमार ( अभिभावक 
माता मुथम्मल ) पुत्र वीरबधिरन 3 . 
सिधायन पुत्र वरथप्पगौडु 
( 272 / 5 बी ) 


1. चिनप्पा गौंडर पुत्र सिननेरी गौंडर 

2. महेंद्रन पुत्र चिनप्पा गौडू 

( 272 / 6 ए 2 ) 


| श्रीरामुलु पुत्र चिन्नप्पन उर्फ चिन्नप्पा 
गौंडर 

( 272 / 6 बी 2 ) 

दुरईसामी गौंडर पुत्र समुदियप्पन 
( 272 / 8 बी ) 


दुरईसामी गौंडर पुत्र समुदियप्पन 

( 273 / 1 बी ) 


4 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


273/8 


275/3 


275/4 


3/1 


51/1 


51/2 


52/2 


52 / 3B1 


53/1 


8/1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


निजी 


निजी 


निजी 


सरकारी ( पाप्पिनैकन 

एरिकोडी ) 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


पोरम्बोक 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


0.03 


0.0143 


0.005 


0.0474 


0.02 


0.0006 


0.0003 


0.004 


0.0003 


0.0068 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


1. श्रीनिवासन पुत्र वेंकटरमनायडू 2 . 
थोट्टप्पागाउंडर पुत्र नागप्पागाउंडर 3 . 
चिन्नाराज पुत्र थोरालीगाउंडर 4 . 
| थोरालीअप्पन पुत्र थोरालीगाउंडर 5 . 
दुरईसामी पुत्र समुदियप्पन 
( 273/8 ) 


1. उथेरी गोविन्दन पुत्र अप्पन्नन 2 . 
थिम्मप्पन पुत्र अप्पन्नन 3. वेंकटप्पन 
पुत्र अप्पन्नन 4. कन्नम्मल पत्नी 


रामकृष्णन 

( 275 / 3 बी ) 


1. गोविंदा नायडू पुत्र वेंकटप्पन 2 . 
गोविंदन पुत्र कुप्पन्नन 3. उठारी 
गोविंदन पुत्र अप्पन्नन 

( 275/4 ) 


तमिलनाडु सरकार 

( 3/1 ) 


| रामकृष्णन पुत्र अप्पन्ना नायडू 
( 51 / 1 बी ) 


| गोविंदन पुत्र अप्पन्ना नायडू 
( 51 / 2 बी ) 


1. वेंकटम्मल पत्नी मुनिसामी 2 . 
थिम्मारायन पुत्र चिन्नाचेट्टी 3 . 
कृष्णम्मल पत्नी कृष्णप्पा नायडू 
( 52 / 2 बी ) 


1. सरवण भवन पुत्र गोपाल सामी 2 . 

| एस रामकृष्णन पुत्र स्वर्गीय एस 

| सदाशिवम 

( 52 / 3 बी 1 बी ) 


लक्ष्मीनारसिम्मन पुत्र पेरिया 

| नरसिम्मन 

( 53 / 1 बी ) 


1. रामकृष्णन पुत्र अप्पन्ना नायडू 2 . 
थिम्मप्पन पुत्र अप्पन्ना नायडू 3 . 
वेंकटप्पन पुत्र अप्पन्ना नायडू 4 . 

राजम्मल पत्नी गोविंदन 5. मुनीलक्ष्मी 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


27 


28 


29 


30 


31 


8/2 


8 / 3A 


8 / 3B1 


8 / 3B1 


8 / 3B2 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


ड्राई 


कुल 


0.0294 


0.0553 


0.0486 


0.0002 


0.0024 


0.5176 


| पत्नी गोविंदन 
( 8 / 1 बी ) 


1. रामकृष्णन पुत्र अप्पन्ना नायडू 2 . 
थिम्मप्पन पुत्र अप्पन्ना नायडू 3 . 

वेंकटप्पन पुत्र अप्पन्ना नायडू 4 . 

राजम्मल पत्नी गोविंदन 5. मुनीलक्ष्मी 
पत्नी गोविंदन 
( 8 / 2 बी ) 


1. रमेश पुत्र गणपल्ली 2. राजेश पुत्र 

गणपल्ली 

( 8 / 3T2 ) 


1. वेंकटप्पन पुत्र अप्पन्ना नायडू 2 . 
वेंकटेशन पुत्र चिन्नासामी नायडू 3 . 
नारायणन पुत्र चिन्नासामी नायडू 4 . 
मुरुगेसन पुत्र चिन्नासामी नायडू 
( 8 / 3 बी 1 बी ) 


5 


1. वेंकटप्पन पुत्र अप्पन्ना नायडू 2 . 
वेंकटेशन पुत्र चिन्नासामी नायडू 3 . 
नारायणन पुत्र चिन्नासामी नायडू 4 . 
मुरुगेसन पुत्र चिन्नासामी नायडू 
( 8 / 3 बी 1 सी ) 


मुनिरथिनम उर्फ रतना पत्नी मुनिसामी 
( 8 / 3 बी 2 बी ) 


[ फा . सं . CE - RO / Chennai / MoRTIH / 12014 / 68 / 2020-21 / 3D ] 

राजेश 


गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 29th December , 2022 

S.O. 6158 ( E ) .– Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways , S.O. 2468 ( E ) dated 31st May , 2022 , published in the Gazette of India , No. 2341 dated 31st May , 
2022 Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National 
Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its 
intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for Strengthening the existing 
carriageway in km.11 / 0-19 / 0 including Geometrical Improvements , Widening of Minor bridges at Km . 12 / 2 & Km . 
18 / 2 , Construction of Drains , Construction of Breast Wall , Widening and Reconstruction of culverts , Construction of 
Retaining walls in Krishnagiri- Kuppam Road NH - 219 ( New NH - 42 ) in the district of KRISHNAGIRI in the state of 

TAMIL NADU 


6 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 

And whereas the substance of the said notification has been published in " Dinakaran " and " The Hindu " both 
dated 12 July 2022 ;; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling for Strengthening the existing 
carriageway in km . 11 / 0-19 / 0 including Geometrical Improvements , Widening of Minor bridges at Km . 12/2 & 
Km . 18/2 , Construction of Drains , Construction of Breast Wall , Widening and Reconstruction of culverts , 
Construction of Retaining walls in Krishnagiri- Kuppam Road NII - 219 ( New NH No - 42 ) in district of 
Krishnagiri in the state of Tamil Nadu 

District : KRISHNAGIRI 


State : TAMIL NADU 

SI . 

No. 


1 


2 


+ 


5 


6 


7 


1 


3 120/2 


8 


Survey 
Number 


11 / 1A 


20/1 


Taluk : Krishnagiri 

Village : Chinnamattarapalli 


21/1 


21 / 2B 


22/1 


22/2 


2 


22/3 


Type of Land 


Private 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


3 


Nature of 
Land 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


4 


Area in 
Hectare 


5 


0.0045 


0.01 


0.0055 


0.0035 


0.0048 


0.0656 


0.0185 


0.0003 


Name of the Land 
Owner / Interested Person 
Part Survey No : 

6 


1. Munisamy Naidu S / o Subbaiya 
naidu 2. Venkatammal W / o . 


Kannappan 

11 / 1A2 


Ammayiammal W / o Munisamy 


Naidu 

20/1 


Ammayiammal W / o Munisamy 


Naidu 

20 / 2B 


1. Munilakshmi W / o Govindan 2 . 
Rajammal W / o . Govindan 3 . 

Manoharan S / o . Kondachetty 4 . 
Devan S / o . Kondachetty 

21 / 1B 


Venkatappan S / o Appanannan 
21 / 2B2 


1. Munisamy S / o Subbaiya Naidu 2 . 
Pappannan S / o . Narayanan 
22 / 1B 


1. Munisamy S / o Subbaiya Naidu 2 . 
Pappannan S / o . Narayanan 

22 / 2B 


1.Munisamy S / o Subbaiya Naidu 2 . 
Pappannan S / o . Narayanan 
22 / 3B 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


9 


10 272/1 


11 


13 


268 


12 272/5 


15 


272/2 


16 


14 272 / 6B 


272 / 6A 


272/8 


273/1 


17 273/8 


18 275/3 


19 275/4 


20 3/1 


Government ( Pappinaikan 


Erikodi ) 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Government ( Pappinaikan 


Erikodi ) 


Poramboke 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


0.0011 


0.0295 


0.0085 


0.0615 


0.0178 


0.0157 


0.0054 


0.0008 


0.03 


0.0143 


0.005 


Poramboke 0.0474 


Government of Tamilnadu 
268/2 


1. Duraisamy S / o Theragounder 2 . 
Samudi S / o Theragounder 3. Siddha 
goundar S / o Theragounder 4. Samudi 
gowdu S / o Varadhappa gowdu 5 . 
Veerabathiran S / o Varathappa 
gowdu 6. Sithaiyan S / o . Varathappa 
gowdu 7. Sithagowdu 


S / o.Thodathigowdu 8. Chinnappa 

gounder S / o.Kilorigounder 9 . 
Duraisamygounder S / o . 

Samudiappan 
272 / 1B 


1. Duraisamy S / o Theragounder 2 . 
Samudi S / o . Theragounder 3 . 
Siddhannagounder S / o . 
Theragounder 
272 / 2B 


1. Samudi Gowdu S / o Varathappa 
Gowdu 2. Minor Vee.Senthilkumar 
( Guardian Mother Muthammal ) S / o . 
Veerabathiran 3. Sidhaiyan S / o . 
Varathappagowdu 


272 / 5B 

1. Chinnappa Gounder S / o Sinneri 
Gounder 2. Mahendiran 

S / o.Chinnappa gowdu 

272 / 6A2 


Sriramulu S / o.Chinnappan alias 

Chinnappa gounder 

272 / 6B2 


Duraisamy gounder S / o 

Samudiyappan 

272 / 8B 


Duraisamy gounder S / o 
Samudiyappan 

273 / 1B 


7 


1. Srinivasan S / o . Venkatramanaidu 
2. Thottappagounder 
S / o.Nagappagounder 3. Chinnaraj 
S / o . Thoraligounder 4. Thoraliappan 
S / o . Thoraligounder 5. Duraisamy 
S / o . Samudiappan 
273/8 


1. Utheri Govindan S / o Appannan 2 . 
Thimmappan S / o . Appannan 3 . 
Venkatappan S / o . Appannan 4 . 
Kannammal W / o . Ramakrishnan 
275 / 3B 


1. Govinda Naidu S / o Venkatappan 
2. Govindan S / o . Kuppannan 3 . 
Uthari Govindan S / o . Appannan 
275/4 


Government of Tamilnadu 


3/1 


8 


21 


22 


51/1 


51/2 


23 52/2 


24 52 / 3B1 


25 53/1 


26 8/1 


27 8/2 


28 | 8 / 3A 


29 8 / 3B1 


31 


30 8 / 3B1 


8 / 3B2 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


TOTAL 


0.02 


0.0006 


0.0003 


0.004 


0.0003 


0.0068 


0.0294 


0.0553 


0.0486 


0.0002 


0.0024 


0.5176 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


Ramakrishnan S / o Appanna naidu 
51 / 1B 

Govindan S / o Appanna Naidu 
51 / 2B 


1. Venkatammal W / o Munisamy 2 . 
Thimmarayan S / o Chinnachetty 3 . 
Krishnammal W / o Krishnappa Naidu 
52 / 2B 


1. Saravana Bhavan S / o Gopal Samy 
2. S.Ramakrishnan S / o 

Late.S.Sadhasivam 


52 / 3B1B 


Lakshminarasimman S / o Periya 
narasimman 

53 / 1B 


1. Ramakrishnan S / o . Appanna Naidu 
2. Thimmappan S / o . Appanna Naidu 
3. Venkattappan S / o.Appanna Naidu 
4. Rajammal W / o . Govindan 5 . 
Munilakshmi W / o . Govindan 
8 / 1B 


1. Ramakrishnan S / o . Appanna Naidu 
2. Thimmappan S / o.Appanna Naidu 
3. Venkattappan S / o.Appanna Naidu 
4. Rajammal W / o . Govindan 5 . 
Munilakshmi W / o . Govindan 


8 / 2B 

1. Ramesh S / o Ganapalli 2. Rajesh 
S / o . Ganapalli 

8 / 3A2 


1. Venkatappan S / o Appanna Naidu 
2. Venkatesan S / o . Chinnasamy 
Naidu 3. Narayanan S / o . 
Chinnasamy Naidu 4. Murugesan 
S / o . Chinnasamy Naidu 
8 / 3B1B 


1. Venkatappan S / o Appanna Naidu 
2. Venkatesan S / o . Chinnasamy 
Naidu 3. Narayanan S / o . 
Chinnasamy Naidu 4. Murugesan 
S / o . Chinnasamy Naidu 
8 / 3B1C 


Munirathinam alias Rathana W / o 
Munisamy 
8 / 3B2B 


[ F. No .: CE - RO / Chennai / MoRTH / 12014 / 68 / 2020-21 / 3D ] 


RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 

Date : 2023.01.03 22:58:45 + 05'30 ' 


